HARYANA GOVT GAZ., JAN . 27 , 1976 ( MAGHA 7, 1897 SAKA , 


[ PART I 


दिनांक 16 जनवरी , 1976 
क्रमांक 30 43-ज ( I) -75! 1558.-- पूर्वो पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में प्रानाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए तथा 3( 1ए ) के अनुसार सोपे 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती देवती देवी , विधवा श्री इरी चन्द, गांव सढौरा , 
नहो । नारायणगड़, तिन अम्बाना को वरीफ , 1965 से रखो , 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ , 1970 से 
150 रूपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 3141 -ज (I ) -75/1562.---पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें पाज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री कुरड़ा राम, पुत्र श्री मनी राम , गांव ढाणी, टोडा, तहसील लोहारू, जिला 
भिवानी को रबी , 1973 से 150 रुपये वार्षिक 

वार्षिक कीमत वालो युद्ध जागीर सनद मे दी में शर्तों के अनुसार सहर्ष 
प्रदान करते है । 


, 


राज्य 


. 


1948 


- 


, 


( [ ) -751566. - -Jो जाय द्ध जागोर पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जै ? उसे हरियम 

है और उस में प्राज . तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) नगा 3 ( 1 ए ) में 
अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्य पाल श्री हरनारायण, पुत्र श्री रूड़ा राम , गांव नीरपुर, 
तहसील नारनौल , जिला महेन्द्रगढ़ , को रबी, 1969 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा परीफ, 1970 
से 150 रपे वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 

क्रमांक 268 3-4 (I )-151570.-- श्री धनपत राय , पुत्र श्री जवाहर मल, गांव धनकौर, तहसील व जिला अम्बाला 
को दिनाक 25 प्रगल, 1973 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल ,पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
( जैसाकि उसे हरियाणा राज्य में मानाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) 
के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री धनपत राय की मब्लिग 200 रुपये वार्षिक की जागीर, 
जो उसे पंजाब सरकार को अधिसूचना क्रमांक 10972- जे एन ( III) -65/10398, दिनांक 10 दिसम्बर, 1965 तथा हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5141 प्रर( III ) -70/29 505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , 
अब उसको विधक श्रीमती जनना देवी के नाम रबी , 1974 से 200 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील 
की जाती है । 

कौरीजैडम 

दिनांक 16 जनवरी , 1976 
क्रमांक 3083-ज (I )-75/1574.-- हरियागा सरकार राजस्व विभाग की अधिसूचना जो कि क्रमांक 1915 - ज 
( I )-75125216, दिनांक 18 अगस्त , 1975, जो कि हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 26 अगस्त , 1975 में प्रकाशित हुई थी , 
के क्रम संख्या 3 के सम्मुख कालम नं ० 3 के अर्नगत " श्री वधावा सिंह , पुन श्री सेवा सिंह " की बजाए " श्री बधावा सिंह, 
पुत्र श्री देवा सिंह " पढ़ा जाए । 

कमांक 289 5-7 (I ) -75/1579 --श्री जोधा रान , पुत्र ओ देस राज , गांव नोमलो, तहसील चरखी दादरी, जिला 
महेन्द्रगढ़ (अबभिवानी ) को दिनांक 7 अक्तूबर, 1972 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने हुए सहर्ष प्रादेश देते :: कि 
श्री जोवा राम को मुस्निग रुपये वार्षिक को जागोर, जो उसे हरियाणा 

की अधिसूचना 
क्रमांक 5831 -प्रार-I- 67/ 4583 , दिनांक 4 दिसम्बर, 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041 -प्रार-III - 70/ 29505 , दिनांक 

8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी , अब उस की विधवा श्रीमती कड़िया देवी के नाम खरीफ़ 1973 से 
150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 


. 


. 


150 


सरकार 


अनुसार सौंपे 


क्रमांक 3054-ब(II)-75/158 3.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे डारपाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज संबोधन किया गया है) की धारा 2( ए ) ( 1 ए ) नथा 3( 1ए ) के 

सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री चुनी राम , पुत्र श्री रूप चन्द, गांव 

तड्मोन गोहाना , जिला सोलोमन को बरीफ, 1965 से रबी 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ 1970 से 
150 ६पए वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


विघल , 


